रजिस्ट्री सं . डी.एल. ( एन ) 04 / 0007 / 2003-05 


REGD . NO.D. L. ( N ) 04 / 0007 / 2003-05 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - सा . - 08062021-227412 

CG - DL - W - 08062021-227412 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 19 ] 


नई दिल्ली , मई 30 जून 5 , 2021 शनिवार / ज्येष्ठ 9 ज्येष्ठ 15 , 1943 


No. 19 ] 


NEW DELHI , MAY 30 - JUNE 5 , 2021 , SATURDAY / JYAISTHA 9 - JYAISTHA 15 , 1943 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II– खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 

( ( Other than the Ministry of Defence ) 


कोयला मंत्रालय 


नई दिल्ली , 31 मई , 2021 


का.आ. 348. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि , इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र 
की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


और , उक्त अनुसूची में वर्णित क्षेत्र के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाले रेखांक संख्या सीएसपीजीसीएल / जी 
एण्ड पी / सीबीए / 4 / 1 , तारीख 24 नवम्बर , 2020 , का निरीक्षण , मुख्य महाप्रबंधक ( खोज प्रभाग ) , केन्द्रीय खान 
योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड , गोंडवाना पॅलेस , कांके रोड , रांची ( झारखंड ) पिन कोड -834031 के 
कार्यालय में या कोयला निंयत्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या कार्यपालक 
अभियंता – ( सिविल ) डिवी- I / कार्यपालक अभियंता – ( सिविल ) डिवी- II / अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( सिविल ) , 
छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड , सीएसपीजीसीएल कोल ब्लॉक , कटघोरा , एचटीपीएस कोरबा 


2738 GI / 2021 


( 837 ) 


838 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 5 , 2021 / JYAISTHA 15 , 1943 


[ PART II -SEC . 3 ( ii ) ] 


वेस्ट , जिला कोरबा ( छत्तीसगढ़ ) - 495450 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर , जिला कलेक्टर , जिला कोरबा 
( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है ; 


अत :, अब केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति 


( i ) 


भूमि के संपूर्ण या किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन के प्रति आक्षेप 
कर सकेगा ; या 


( ii ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 3 ) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या होने वाली 

संभावित किसी नुकसान के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा 


; 


या 


( ii ) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के 

संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 4 ) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के 
लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनयम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) 
से खंड ( iv ) तक में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को दर्शाने के लिए पूर्वोक्त भूमि से 
संबंधित सभी मानचित्रों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा , 


इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर , कार्यपालक अभियंता 
( सिविल ) डिवी- I / कार्यपालक अभियंता – ( सिविल ) डिवी- II / अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( सिविल ) , छत्तीसगढ़ राज्य 
पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड , सीएसपीजीसीएल कोल ब्लॉक , कटघोरा , एचटीपीएस कोरबा वेस्ट , जिला कोरबा 
( छत्तीसगढ़ ) - 495450 के कार्यालय में को भेज सकेगा । 

अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी लिमिटेड 
गिद्धमुड़ी और पतुरिया कोयला ब्लॉक 

तहसील पौड़ी उपरोड़ा 
जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ 


रेखांक संख्या सीएसपीजीसीएल / जी एण्ड पी / सीबीए / 4 / 1 , तारीख 24 नवम्बर , 2020 ] 
( क ) राजस्व भूमि का विवरण 

पटवारी 


: 


ग्राम 


सर्किल 


क्र.सं 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टेयर में | टिप्पणियां 


संख्या 


हल्का 
संख्या 


1 . 


46 


23 


पौड़ी उपरोड़ा 


69.256 


भाग 


गिधमुड़ी 
पतुरिया डांड 


2 . 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


128.157 


भाग 


कोरबा 


3 . 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


56.799 


भाग 


मदनापुर 
उछलेंगा 


4 . 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


2.376 


भाग 


कुल : 


256.588 


( क ) कुल राजस्व भूमि : 256.588 हेक्टेयर ( लगभग ) या 634.029 एकड़ ( लगभग ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 5 , 2021 / ज्येष्ठ 15 , 1943 


839 


( ख ) राजस्व वन भूमि का विवरण : 


पटवारी 
सर्किल / 


क्र.सं 


ग्राम का नाम 


ग्राम संख्या 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टेयर में 


टिप्पणियां 


हल्का 
संख्या 


1 . 


46 


23 


पौड़ी उपरोड़ा 


126.788 


भाग 


गिधमुड़ी 
पतुरिया डांड 


2 . 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


154.130 


भाग 


कोरबा 


3 . 


मदनापुर 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


37.048 


भाग 


4 . 


उछलेंगा 


45 


22 


पौड़ी उपरोड़ा 


0.065 


भाग 


Total : 


318.031 


( ख ) कुल राजस्व वन भूमि : 318.031 हेक्टेयर ( लगभग ) या 785.855 एकड़ ( लगभग ) 


( ग ) वन भूमि का विवरण : 


क्र.सं. 


वन का प्रकार 


वन सर्किल 


वन मंडल 
और जिला 


कम्पार्टमेंट 
संख्या 


क्षेत्र हेक्टेयर में 


टिप्पणियां 


1 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , 
बिलासपुर 


कटघोरा / 
कोरबा 


पी 364 


वन 


80.844 


भाग 


भाग 


2 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


पी 367 


वन 


13.337 


भाग 


3 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


पी 386 


वन 


132.237 


भाग 


4 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / / 
बिलासपुर कोरबा 


पी 387 


वन 


19.487 


भाग 


5 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , 
बिलासपुर 


कटघोरा / 
कोरबा 


पी 427 


वन 


112.228 


तहसील 
केंदई / 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई / 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई / 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 
उपरोड़ा 
केंदई । 
पौड़ी 


भाग 


6 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


पी 428 


वन 


2.896 


भाग 


7 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


पी 429 


वन 


127.415 


भाग 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


8 


पी 430 


वन 


170.912 


भाग 


संरक्षित 


बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 


9 


पी 433 


वन 


77.073 


भाग 


संरक्षित 


10 


पी 434 


84.76 


वन 


बिलासपुर सर्किल , कटघोरा / 
बिलासपुर कोरबा 
बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / / 
बिलासपुर 

कोरबा 


संरक्षित 


भाग 


11 


पी 435 


वन 


92.789 


840 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 5 , 2021 / JYAISTHA 15 , 1943 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


भाग 


वन 


भाग 


ओरेंज वन 


उपरोड़ा 

केंदई / 
संरक्षित बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / पौड़ी 
12 बिलासपुर कोरबा उपरोड़ा 

पी 436 

127.103 

केंदई । 
बिलासपुर सर्किल , कटघोरा / पौड़ी ओए 698 130.943 
13 बिलासपुर कोरबा उपरोड़ा 

केंदई । 
संरक्षित बिलासपुर सर्किल , | कटघोरा / पौडी 

पी 439 5.277 
14 बिलासपुर कोरबा उपरोड़ा 

कुल : 

1177.301 
( ग ) कुल वन भूमि : 1177.301 हेक्टेयर ( लगभग ) 

या 2909.110 एकड़ ( लगभग ) 
कुल ( क + ख + ग ) : राजस्व भूमि + राजस्व वन भूमि + वन भूमि - 256.588 हेक्टेयर + 318.031 हेक्टेयर + 1177.301 

हेक्टेयर = 1751.920 हेक्टेयर ( लगभग ) 


भाग 


वन 


या 


634.029 एकड़ +785.855 एकड़ + 2909.110 एकड़ = 4328.994 एकड़ ( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


बिन्दु ए - बी 


रेखा बिन्दु ' ए ' वन कमपार्टमेंट संख्या पी -367 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के समीप से आरंभ 
होती है और मदनपुर ग्राम में रेखा बिन्दु ' बी ' पर मिलती है । 


बिन्दु बी - सी 


रेखा बिन्दु ' बी ' नेशनल हाईवे 130 के समीप मदनपुर ग्राम से आरंभ होती है और ग्राम पतुरिया 
डांड में रेखा बिन्दु ' सी ' पर मिलती है । 


बिन्दु सी - डी 


रेखा बिन्दु ' सी ' ग्राम पतुरिया डांड से आरंभ होती है और उत्तर दिशा की ओर से रेखा बिन्दु ' डी ' 
पर मिलती है । 


बिन्दु डी - ई 


रेखा बिन्दु ' डी ' ग्राम पतुरिया डांड से आरंभ होती है और दक्षिण - पूर्व दिशा में मुड़कर ग्राम 
पतुरिया डांड में रेखा बिन्दु ' ई ' पर मिलती है । 


बिन्दु ई - एफ 


रेखा बिन्दु ' ई ' ग्राम पतुरिया डांड के पश्चिम की ओर से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में वन 
कम्पार्टमंट संख्या पी -433 में रेखा बिन्दु ' एफ ' पर मिलती है । 


बिन्दु एफ - जी 


रेखा बिन्दु ' एफ ' ग्राम गिधमुड़ी के उत्तरी भाग से आरंभ होती है और ग्राम गिधमुड़ी के दक्षिणी 
भाग से घूमकर रेखा बिन्दु ' जी ' पर मिलती है । 


बिन्दु जी - एच 


रेखा बिन्दु ' जी ' ग्राम गिधमुड़ी के दक्षिणी भाग से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा की ओर जाकर 
रेखा बिन्दु ' एच ' पर मिलती है । 


बिन्दु एच - आई रेखा बिन्दु ' एच ' ग्राम गिधमुड़ी से आरंभ होती है और दक्षिण की ओर वन कम्पार्टमेंट संख्या 

पी -436 में बिन्दु बिन्दु ' आई ' पर मिलती है । 


बिन्दु आई - जे 


रेखा बिन्दु ' आई ' वन कम्पार्टमेंट संख्या पी -436 से आरंभ होती है और दक्षिण - पश्चिम दिशा की 
ओर ग्राम उछलेंगा में रेखा बिन्दु ' जे ' पर मिलती है । 


[ [ HTTII 


-खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 5 , 2021 / ज्येष्ठ 15 , 1943 


841 


बिन्दु जे - के 


रेखा बिन्दु ' जे ' ग्राम उछलेंगा से आरंभ होती है और उत्तर दिशा की ओर से वन कम्पार्टमेंट संख्या 
पी -429 में रेखा बिन्दु ' के ' पर मिलती है । 


बिन्दु के - ए 


रेखा बिन्दु ' के ' वन कम्पार्टमेंट संख्या पी -429 से आरंभ होती है और ऊपर रेखा बिन्दु ' ए ' की ओर 
जाकर नेशनल हाइवे 130 के समीप वन कम्पार्टमेंट संख्या पी -367 पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 15 / 2020 - एलए एण्ड आईआर ] 


राम शिरोमणि सरोज , उप सचिव 


MINISTRY OF COAL 


New Delhi , the 31st May , 2021 


S.O. 348. — Whereas , it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the 
land in the locality described in the Schedule annexed hereto ; 


And , whereas , the plan bearing number CSPGCL / G & P / CBA / 4 / 1 , dated the 24th November , 2020 


containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Chief 


General Manager ( Exploration Division ) , Central Mine Planning and Design Institute Limited , Gondwana Place , 


Kanke Road , Ranchi ( Jharkhand ) Pincode - 834031 or at the office of the Coal Controller , 1 , Council House 


Street , Kolkata - 700001 or at the office the Executive Engineer – ( Civil ) Dn- I / Executive Engineer - ( Civil ) 


Dn- II / Additional Chief Engineer ( Civil ) , Chhattisgarh State Power Generation Company Limited , CSPGCL 


Coal Block Katghora at HTPS Korba Weat , District Korba ( C.G. ) - 495450 or at the office of District Collector , 


District Korba ( Chhattisgarh ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing 


Areas ( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 


Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said 


Schedule ; 


Any person interested in the land described in the said schedule may - 


object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land ; 


or 


claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused 


by any action taken under sub - section ( 3 ) of section 4 thereof ; or 


( iii ) claim compensation under sub - section ( 1 ) of section 13 of the said Act in respect of prospecting 


licenses ceasing to have effect or under sub - section ( 4 ) of section 13 of the said Act for mining 


lease ceasing to have effect and deliver all maps , charts and other documents relating to the 
aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses ( i ) to ( iv ) 
of sub - section ( 1 ) of section 13 of the said Act . 


to the officer of the Executive Engineer - ( Civil ) Dn- I / Executive Engineer - ( Civil ) Dn- II / Additional Chief 


Engineer ( Civil ) CSPGCL Coal Block Katghora at HTPS Korba Weat , District Korba ( C.G. ) - 495450 within a 


period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


842 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 5 , 2021 / JYAISTHA 15 , 1943 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


CHHATIGARH STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED 

Gidhmuri and Paturia Coal Block 

Tehsil Podiuproda 
District Korba , Chhattisgarh 


[ plan bearing number CSPGCL / G & P / CBA / 4 / 1 , dated the 24th November , 2020 ] 


District 


Area in hectares 


Remarks 


( A ) Details of Revenue Land : 

Patwari 

Village Circle / 
Sl . No. Name of the Village 

Tahsil 
number Halka 

number 
1 . Gidhmuri 

46 

23 Podiuproda 
2 . Paturia Dand 

22 Podiuproda 
3 . Madanpur 

22 Podiuproda 
4 . Uchlenga 

45 22 Podiuproda 

Total : 
( A ) Total Revenue land : 256.588 hectares ( approximately ) 

or 634.029 acres ( approximately ) 


69.256 
128.157 


45 


Part 
Part 
Part 


Korba 


45 


56.799 


2.376 


Part 


256.588 


District 


Area in hectares 


Remarks 


126.788 


( B ) Details of Revenue Forest Land : 

Patwari 

Village Circle / 
Sl . No. Name of the Village 

Tahsil 
number Halka 

number 
1 . Gidhmuri 

46 

23 Podiuproda 
2 . Paturia Dand 

45 

22 Podiuproda 
3 . Madanpur 

45 

22 Podiuproda 
4 . Uchlenga 

45 22 Podiuproda 

Total : 
( B ) Total Revenue Forest land : 318.031 hectares ( approximately ) 

or 785.855 acres ( approximately ) 


154.130 


Korba 


Part 
Part 
Part 
Part 


37.048 


0.065 


318.031 


( C ) Details of Forest Land : 


Sl . 
No. 


Type of 
Forest 


Forest Circle 


Forest Division 

and District 


Range / 
Tehsil 


Compart 

-ment 
number 


Area in 
hectares 


Remarks 


1 . 


Protected 
Forest 


Katghora / Korba 


P 364 


80.844 


Part 


Part 


2 . 


Protected 
Forest 


Katghora / Korba 


P 367 


13.337 


Part 


3 . 


Protected 
Forest 


Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 


Katghora / Korba 


P 386 


132.237 


Part 


4 . 


Protected 
Forest 


Katghora / Korba 


P 387 


Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle 
Bilaspur 
Bilaspur Circle 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle . 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 


19.487 


Part 


5 . 


Protected 
Forest 


Katghora / Korba 


P 427 


112.228 


Part 


6 . 


Protected 
Forest 


Kendai / 
Podiuproda 


Katghora / Korba 


P 428 


2.896 


Part 


7 . 


Protected 
Forest 


Kendai / 
Podiuproda 


Katghora / Korba 


P 429 


127.415 


Part 


Protected 
Forest 


8 . 


Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 


P 430 


Katghora / Korba 
Katghora / Korba 


170.912 


9 . 


Protected 


P 433 


77.073 


Part 


Bilaspur Circle , 


[ [ HTT II 


-खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 5 , 2021 / ज्येष्ठ 15 , 1943 


843 


Forest 


Part 


Protected 
Forest 


10 . 


Katghora / Korba 


P 434 


84.76 


Part 


Protected 
Forest 


11 


Katghora / Korba 


P 435 


92.789 


Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle , 
Bilaspur 
Bilaspur Circle 
Bilaspur 


Protected 
Forest 


Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 
Kendai / 
Podiuproda 


Part 


12 . 


Katghora / Korba 


P 436 


127.103 


Orange 
Forest 


OA 698 


130.943 


Part 


13 . 


Katghora / Korba 


Protected 
Forest 


P 439 


5.277 


Part 


14 . 


Katghora / Korba 


Total : 


1177.301 


( C ) Total Forest Land : 1177.301 hectares ( approximately ) 

or 2909.110 acres ( approximately ) 


Grand Total ( A + B + C ) : Revenue land + Revenue Forest Land + Forest Land – 256.588 hectares + 318.031 

hectares + 1177.301 hectares 1751.920 hectares 


or 


634.029 acres + 785.855 acres + 2909.110 acres = 4328.994 acres 


Boundary description : 


Point A - B : 


Point A starting in forest Compartment No 367 adjacent to NH - 130 and run parallel to NH - 130 
and meet at Point B at Madanpur Village . 


Point B - C : 


Point B starts in Madanpur village near NH - 130 and meet at Point C in Paturiadand Village . 


Point C - D : 


Point C starts at Paturiadand village and move in northern direction and meet at Point D. 


Point D - E : 


Point D start in Paturiadand Village and move in south east direction and meet at Point E at 
Gidhmuri Village . 


Point E - F : 


Point E starts in west side of Gidhmuri Village and move in northern direction upto point F in to 
forest Compartment no . P433 . 


Point F - G : 


Point F starts in Northern part of Gidhmuri village and move in the southern direction and meet 
at Point G in Gidhmuri Village . 


Point G - H : 


Point G start in the southern part of Gidhmurri village and goes in the western direction and meet 
at Point H. 


Point H - I : 


Point H start in Gidhmuri villages and run south side at Point I of forest compartment no . P 436 . 


Point I- J : 


Point I start at forest compartment No. P 436 and run in south west direction and meet at Point J 
at Uchhlenga Village . 


Point J - K : 


Point J start at Uchhlenga village and run towards north side and meet at point K in forest 
Compartment no . P 429 . 


Point K - A : 


Point K starts in forest compartment No P 429 and goes upto Point A in forest compartment 
No. P 367 near NH - 130 . 


[ F. No. 43015 / 15 / 2020 - LA & IR ] 


RAM SHIROMANI SAROJ , Dy . Secy . 


844 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 5 , 2021 / JYAISTHA 15 , 

, / 

1943 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


नई दिल्ली , 31 मई , 2021 


का.आ. 349. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की 
भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ; 


और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्रों के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक संख्यांक 
आरईवी / 08 / 2021 , तारीख 27 फरवरी , 2021 , का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ( भूमि और राजस्व 
विभाग ) , दरभंगा हाउस , राँची- 834029 ( झारखण्ड ) के कार्यालय में या महाप्रबंधक , सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , 
हजारीबाग क्षेत्र , जिला रामगढ़ ( झारखण्ड ) के कार्यालय में या उपायुक्त , जिला रामगढ़ ( झारखंड ) के कार्यालय में या 
महाप्रबंधक ( खोज प्रभाग ) , केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाईन संस्थान लिमिटेड , गोंडवाना पैलेस , कांके रोड , राँची 
( झारखंड ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता -700001 के कार्यालय में किया 
जा सकता है ; 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती 


है । 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , 


( i ) 


सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन प्रति 


आक्षेप कर सकेगा ; अथवा 


( ii ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 3 ) के अधीन की गई कार्रवाई से हुई किसी क्षति या 

संभावित क्षति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा कर 
सकेगा ; अथवा 


( iii ) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन प्रभावहीन हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के 

संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 4 ) के अधीन प्रभावहीन हो गये खनन पट्टे 
के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( i ) 
से खंड ( iv ) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से 
संबंधित सभी मानचित्रों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को , 


इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर , महाप्रबंधक , सेंट्रल 
कोलफील्ड्स लिमिटेड , जिला रामगढ़ ( झारखण्ड ) या महाप्रबंधक , सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , भूमि और राजस्व 
विभाग , दरभंगा हाउस , राँची -834029 ( झारखण्ड ) को परिदत्त कर सकेगा । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 5 , 2021 / ज्येष्ठ 15 , 1943 


845 


अनुसूची 
झारखण्ड लईयो ओसीपी 


जिला - रामगढ़ ( झारखण्ड ) 


रेखांक संख्यांक आरईवी / 08 / 2021 , तारीख 27 फरवरी , 2021 ] 


क्र.सं. 


ग्राम 


थाना संख्या 


थाना 


जिला 


टिप्पणिया 


एकड़ में 


अर्जन के अधीन क्षेत्र 

हेक्टेयर में 
267.12 108.10 


1 . 


लईयो 


162 


मांडू 


रामगढ़ 


भाग 


267.12 


कुल : 


एकड़ 
( लगभग ) 


108.10 
हेक्टेयर 
( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


क - ख - ग - घ - ड . - च - छ - ज - झ- - 


रेखा बिन्दु ' क ' से आरंभ होकर बिन्दु ‘ ख - ग - घ - ड . - च - छ - ज - झ- अ - ट - ठ ' और 
' ड ' से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु ' क ' पर मिलती है । 


ट - ठ - ड - क 


[ फा . सं . 43015 / 2 / 2021 - एलए एण्ड आईआर 


राम शिरोमणि सरोज , उप सचिव 


New Delhi , the 31st May , 2021 


S.O. 349. — Whereas , it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the 

- 
land in the locality described in the Schedule annexed hereto ; 

And , whereas , the plan bearing number Rev / 08 / 2021 , dated the 27th February , 2021 , containing details 
of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Central Coalfields 
Limited ( Land and Revenue Department ) , Darbhanga House , Ranchi - 834029 ( Jharkhand ) orat the office of the 
General Manager , Central Coalfields Limited , Hazaribagh Area , District - Ramgarh ( Jharkhand ) or at the office 
of the Deputy Commissioner , District - Ramgarh ( Jharkhand ) or at the office of the General Manager 
( Exploration Division ) , Central Mine Planning and Design Institute , Gondwana Palace , Kanke Road , Ranchi 
( Jharkhand ) or at the office of the Coal Controller , 1. Council House Street , Kolkata- 700 001 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in land described in the said 
Schedule . 


Any person interested in the land described in the said Schedule may , 


( i ) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the said 
land ; or 

be 
( ii ) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to 

caused by any action taken under sub - section ( 3 ) of section 4 of the said Act ; or 


( iii ) claim compensation under sub - section ( 1 ) of section 13 of the said Act in respect of prospecting 

license ceasing to have effect or under sub - section ( 4 ) of section 13 of the said Act , for mining 
lease ceasing to have effect and deliver all maps , charts and other documents relating to the 
aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses ( i ) to ( iv ) 

of sub - section ( 1 ) of section 13 of the said Act , 
to the office of the General Manager , Central Coalfields Limited , Hazaribagh Area , District- Ramgarh 

, 
( , 
( Jharkhand ) or General Manager , Central Coalfields Limited , Land and Revenue Department , Darbhanga 
House , Ranchi- 834029 ( Jharkhand ) within a period of ninety days from the date of publication of this 
notification . 


846 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 5 , 2021 / JYAISTHA 15 , 1943 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


JHARKHAND LAIYO OCP 


DISTRICT - RAMGARH ( JHARKHAND ) 


[ Plan bearing number REV / 08 / 2021 , dated the 27th February , 2021 ] 


Village 


Thana 


District 


Remarks 


Si . 
No. 


Thana 
number 


1 . 


Laiyo 


162 


Mandu 


Ramgarh 


Part 


Area under acquisition 
In acres 

In hectares 
267.12 

108.10 
267.12 acres 

108.10 
( approxi- hectares 
mately ) ( approxi 

mately ) 


Total : 


Boundary description : 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L 
M - A . 


Line starts from point ‘ A ’ and passes through points B - C - D - E - F - G - H - I - J 
K - L and M and meets at starting point ' A ' . 


- 


[ F. No. 43015 / 2 / 2021 - LA & IR ] 


RAM SHIROMANI SAROJ , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 
MAHADASAM Date : 2021.06.04 1930 : 51 +05 : 30 


Digitally swined by SURENDER 
MAHADASAM 


